निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


14 आषाढ़ 1940 ( श0 ) 
( सं0 पटना 640 ) पटना , वृहस्पतिवार , 5 जुलाई 2018 


पंचायती राज विभाग 


अधिसूचना 

30 जून 2018 
सं0 1प / स्था० - 1 - 14 / 2015 / 3511 / पं०रा० — जिला पंचायत राज पदाधिकारी के पद पर तीन वर्षों से 
अधिक अवधि से पदस्थापित , प्रशासनिक कारणों एवं पदाधिकारियों से प्राप्त अभ्यावेदन के आधार पर , निम्नांकित जिला 
पंचायत राज पदाधिकारी को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक, उनके नाम के सामने ( स्तम्भ 5 में ) अंकित 
जिलों में पदस्थापित किया जाता है: 


गृह जिला 


वर्तमान 
पदस्थापन 


नव पदस्थापित 
जिला का नाम 


3 


क्र०सं० जिला पंचायत राज 

पदाधिकारी का नाम 

2 
1 | श्री नरेन्द्र कुमार सिंह 

श्री राजीव 
| श्री गिरिजेश कुमार 
4 श्रीमती सुषमा कुमारी 

श्री कुमार विवेकानन्द 
श्री सत्यनारायण मंडल , 
श्री फैयाज अख्तर 
| श्री मुकेश कुमार सिन्हा 

श्री शंभु नाथ 
10 

श्रीमती मंजू प्रसाद 
11 मो0 शोएब 
____ 12 श्री संजय कुमार वर्मा 


७०NDIAN 


पटना । मुजफ्फरपुर । 
पटना 

| पश्चिम चम्पारण | 
पटना 

शिवहर 
नालन्दा शेखपुरा 
मधुबनी पूर्णियाँ 
पूर्णियाँ 

किशनगंज 
पूर्वी चम्पारण | कटिहार 
गया 

अररिया 
मधुबनी 

गोपालगंज 
सिवान लखीसराय 
मुजफ्फरपुर मधुबनी 
पूर्णियाँ 

बेगूसराय 


समस्तीपुर 
लखीसराय 
भोजपुर 
पटना 
कटिहार 
मधुबनी 
मुजफ्फरपुर 

औरंगाबाद 
सारण ( छपरा) 
बेगूसराय 
नालन्दा 
खगड़िया 


बिहार गजट ( असाधारण) , 5 जुलाई 2018 


( 2 ) स्थानान्तरित जिला पंचायत राज पदाधिकारियों का माह जुलाई, 2018 का वेतन स्थानान्तरित जिला से ही 
भुगतान किया जायेगा । 
( 3 ) यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगी । 

आदेश से , 
नजर हुसैन , 
उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 640 -571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic.in 


